निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 69 ) 


7 माघ 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 27 जनवरी 2010 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

22 दिसम्बर 2009 
सं0 22 / नि०सि०( पू0 ) 1 - 05 / 2004 / 1572 — मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , पूणिया परिक्षेत्राधीन 
नहरों के टूटान एवं नहर संचालन में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में कमी आदि कतिपय आरोपों के लिए श्री सुरेन्द्र 
प्रसाद सिंह , तत्कालीन सहायक अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल , अररिया के विरूद्व नियम – 55 " ए " के तहत कार्रवाई 

ष्टीकरण की मांग की गई । श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए 
विभागीय अधिसूचना सं0 746, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया: 

(1) "निन्दन " वर्ष 2004 - 05 

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री सिंह द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया । जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर 
की गई । सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0 746, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा संसूचित 
दण्ड (निन्दन वर्ष 2004 - 05 ) को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है । 

सरकार का उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता , सिंचाई प्रमण्डल , अररिया 
सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 69 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


